रजिस्ट्री सं. डी . एल. -33004/ 98 


REGD . NO. D . L.-33004/98 


म्यानयत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


OFTARIST 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (i) " 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


4525 


. 


- 


सं०3151 
No. 315 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , अगस्त 21, 1998 / श्रावण 30 , 1920 
NEW DELHI , FRIDAY, AUGUST 21, 1998 /SHRAVANA 30 , 1920 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


MP. 


- 


- 


- 


- 


- 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

मई दिल्ली, 21 अगस्त , 1998 
सा . का . नि . 508 ( अ ). - महापत्तम न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 6 ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा बंबई पत्तन के न्यासी बोर्ड में अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री डी. के . अग्रवाल 
को न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार , जल - भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की दिनांक 31 - 3 - 1998 की अधिसूचना सा . का . नि . 
सं . 157 ( अ ) में निम्मलिखित और संशोधन करती है । 

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 18 और उसकी प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी अर्थात् : 
" 19 श्री. डी . के. अग्रवाल -- अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए " 

[ फा . सं. पीटी-18011/1/ 97 - पी टी ] 

के . वी. राव, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st August, 1998 
G . S . R . 308 ( E ).-- In exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with sub -section (6) of section 3 of the 
Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ),the Central Government hereby appoints ShriD. K . Agarwala as a Trustee represent 
ing Other Interests on the Board of Trustees for the Port of Bombay and makes the following further amendment in the 
notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G . S. R . No. 157(E ) dated 31-3- 1998, 

2. In the said notification , after serial no . 18 and the entry relating thereto , the following serialnumber and entry shall 
be inserted namely : 
" 19. Shri D . K . Agarwala - Representing the Other Interests" 

[ F. No. PT -18011/1/ 97 - PT ] 

K . V . RAO, Jt. Secy. 
2256GL/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 (1) ] 


- 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 21 अगस्त, 1998 
सा . का . नि . 509 ( अ ), - महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 6 ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा बंबई पसन के न्यासी बोर्ड में अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ( i) श्री अशोक 

नीं और (ii ) श्री शांतिलाल जैन को न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल - भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की दिनांक 
31 - 3- 1998 की अधिसूचना सा. का. नि . सं. 158 ( अ ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है । 

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 18 और उसकी प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी अर्थात् : 
" 19 श्री अशोक भट्टाचार्जी---- अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए " 
" 20 श्री शांतिलाल जैन - अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए " 

[ फा. सं . पीटी -18011/ 2/ 97 - पी टी ] 

के . वी. राष, संयुक्त सचिव 


. 


. 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st August, 1998 
G . S . R . 509 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with sub -section (6 ) of section 3 of the 
Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ), the Central Government hereby appoints (i) Shri Ashoka Bhattacharjee and ( ii ) Shri 
Shantilal Jain as a Trustecs representing Other Interests on the Board of Trustees for the Port of Bombay and makes the 
following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) 
G. S. R. No. 158 ( E ) dated 31- 3- 1998 . 

2. In the said notification, after serial no . 18 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall 
be inserted namely :- - 

"19 . Shri Ashoka Bhattacharjec - Representing the Other Interests " 
" 20 . ShriShantilal Jain - Representing the Other Interests ? ” 

[ F. No. PT - 18011/ 2/97- PT ] 

K . V . RAO , Jt. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998 
सा . का . नि . 510 ( अ ). - केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 6 ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल में तमिलनाडु राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सचिव , 
परिवहन विभाग , तमिलनाडु सरकार के स्थान पर सचिव, राजमार्ग और पत्तन विभाग, तमिलमाडु सरकार को न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार, 
जल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की दिनांक 31 - 3 - 1998 की अधिसूचना सं. सा . का . नि . 160 ( अ ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है । 

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं . 3 के सामने " सचिव, परिवहन विभाग, तमिलनाडु सरकार " शब्दों के स्थान पर " सचिव, राजमार्ग और पत्तन 
विभाग, तमिलनाडु सरकार " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ फा. सं . पीटी - 18011/ 4/ 97 - पी टी ] 

के . वी . राव , संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st August , 1998 
G . S. R . 510 ( E ). --In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with sub -section (6 ) of section 3 of the 
Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Secretary, Highways and Ports Deptt., Govt, 
of Tamilnadu as a Trustee on the Board of trustees for the Port of Madras to represent the State Govt. of Tamilnadu Vice 
Secretary , Transport Deptt., Govt. of Tamilnadu and makes the following further amendment in the notification of the Govern 
ment of India, Ministry of Surface Transport (Ports Wing ) G . S. R . 160 (E ) dated 31-3 - 1998 . 

2 . In the said notification , against serial no . 3 for the Words, " Secretary, Transport Deptt .Govt. of Tamilnadu " , the 
Words, " Secretary , Highways and Ports Deptt., Govt. of Tamilnadu ” , shall be substituted . 

[ F. No. PT -18011/ 4 / 97 - PT ] 

K. V. RAO , Jt. Secy . 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998 
सा . का . नि . 511( अ ).--- महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 6 ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पारादीप पत्तन के न्यासी बोर्ड में अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ( i) श्री अद्वैत होता 

और ( ii ) श्री ओमप्रकाश रे को न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार , जल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की दिनांक 31 - 3 - 1998 
की अधिसूचना सा. का . नि . सं. 163 ( अ ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है । 

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 13 और उसकी प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी अर्थात् : -- 
" 14 श्री अद्वैत होता - - अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
15 श्री ओमप्रकाश रे - अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए " 

[ फा . सं. पीटी -18011/7/ 97 - पी टी ] 

के . वी . राष, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st August, 1998 
G . S. R511 ( E).- -.In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) read with sub -section ( 6) of section 3 of the 
Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Central Government hereby appoints (i) Shri Adwat Hota and (ii) Shri Om 
Prakash Ray as Trustees representing Other Interests on the Board of Trustees for the Port of Paradip and makes the following 
amendment in the notification of the Government of India in theMinistry of Surface Transport (Ports Wing ) G . S . R . No. 163 (E ) 
dated 31 -3-1998. 

2 . In the said notification, after serial no. 13 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall 
be inserted namely : - - 
" 14 . Shri AdwatHota 

Representing the Other Interests 
15 . Shri Om Prakash Ray - Representing the Other Interests " 

[ F . No. PT - 18011/ 7/ 97 - PT ] 

___ K. V. RAO , Jt. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998 
सा . का . नि . 512 ( अ ). - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा ३ की उपधारा ( 6 ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी बोर्ड में अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए (i ) श्री कृष्ण 
मोहन ( ii ) श्री भवानी शंकरुडु को न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार , जल - भूतल परिवहन मंत्रालय ( पसन पक्ष ) की दिनांक 
31 - 3 - 1998 की अधिसूचना सा . का. नि . सं . 164 ( अ ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है । 

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 17 और उसकी प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी अर्थात् : 
" 18 श्री पी. कृष्ण मोहन -- अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
20 श्री भवानी शंकरुडु - अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए " 

[ फा . सं. पीटी -18011/ 8/97 - पी टी ] 

के. वी. राव, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st August, 1998 
G . S. R. 512( E ). - Inexercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) read with sub -section ( 6 ) of section 3 of the 
Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints (i) Shri Pyda Krishna Mohan and ( ii ) Sbji 
Bhavani Shankarudu as a Trustees representing Other Interests on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and 
makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport 
( Ports Wing ) G. S . R. No . 164( E ) dated 31 - 3- 1998 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- - SEC. 3 (6)]] 


- 


- - 


- 


- 


2 . In the said notification , after serial no . 17 and the entry relating thereto , the following serial numbers and entry 
shall be inserted namely : 
" 18 . Shri Pyda Krishna Mohan 

- - Representing the Other Interests 
19. Shri Bhavani Shankarudu - Representing the Other Interests " 

[ F. No. PT - 18011/8/ 97 - PT ] 

K . V . RAO , Jt. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998 
सा . का . नि . 513 ( अ ). - केन्द्र सरकार, महापसन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 6 ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूतीकोरिन पसन के न्यासी मंडल में तमिलनाडु राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सचिव, 
परिवहन विभाग , तमिलनाडु सरकार के स्थान पर सचिव, राजमार्ग और पत्तन विभाग, तमिलनाडु सरकार को न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार , 
जल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( पतन पक्ष ) की दिनांक 31 - 3 - 1997 की अधिसूचना सं. सा. का. नि . 179 ( अ ) में निम्नलिखित और संशोधम करती है । 

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं . ३ के सामने " सचिव , परिवहन विभाग, " शब्दों के स्थान पर " सचिव , राजमार्ग और पत्तन विभाग, तमिलनाडु 
सरकार " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ फा. सं . पीटी - 18011/ 1/96 - पी टी ] 

के. पी . राव, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st August, 1998 
G . S. R . 513 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with sub -section (6) of section 3 of the 
Major Port Trusts Act,1963 (38 of 1963 ), the Central Government hereby appoints Secretary, Highways and Ports Deptt., Govt . 
of Tamilnadu as a Trustee on the Board of trustees for the Port of Tuticorin to represent the State Govt. of Tamilnadu Vice 
Secretary , Transport Deptt., Govt. of Tamilnadu and makes the further following amendment in the notification of the Govern 
ment of India, Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G. S. R. 179( E) dated 31- 3-1997 . 

2 . In the said notification, against sarial no. 3 for the Words, Secretary, Transport Deptt. , the words, Secretary, 
Highways and Ports Deptt., Govt. of Tamilnadu , shall be substituted . 

[ F. No. PT - 18011 / 1/ 96 - PT ] 

K . V . RAO, Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Prods, Ring Road , Mayupuri, Now Dolhi-110064 

and Published by the Controller of Publications Delhi -110054 - - 1998 . 


rint by to watch on othin rani mom Marathi Poem-1064 


